निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 228) 


17 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 7 अप्रील 2010 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

31 मार्च 2010 
सं0 3 - पुरा. / अ - 1 - 01 / 2009 - 114 — बिहार विरासत विकास समिति के शासी निकाय के सदस्य के 
रूप में निदेशक , के0पी0 जायसवाल, शोध संस्थान, पटना एवं श्री दीपक आनन्द, समन्वयक , सांस्कृतिक ग्राम , 
नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा तथा कार्यकारिणी समिति में श्री दीपक आनन्द, समन्वयक , सांस्कृतिक ग्राम , 
नवनालन्दा महाविहार , नालन्दा को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

महा शंकर मिश्र , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 228- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


